निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 माघ 1940 ( श० ) 
( सं० पटना 123 ) पटना , मंगलवार 29 जनवरी 2019 


स्वास्थ्य विभाग 


अधिसूचना 

21 जनवरी 2019 
सं० 16 / एच ई - 16 / 2018 – 98 ( अधि०) / स्वा० — डा० जफर सादिक , यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय 
यूनानी औषधालय, मठिला, बक्सर को बिहार कोषागार नियमावली - 2011 के नियम - 84 (पूर्व का नियम -148) के तहत 
जिला संयुक्त औषधालय , भोजपुर, आरा एवं उसके अधीनस्थ राजकीय औषधालयों की स्थापना का निकासी एवं व्ययन 
पदाधिकारी घोषित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

नागेन्द्र प्रसाद, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 123 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette .bih .nic .in 


